निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 11 


22 फाल्गुन 

1934 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

13 मार्च 2013 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-10 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग -2 बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

11-15 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 फरवरी 2013 
एस0 ओ0 160 , दिनांक 13 मार्च 2013 - लेख्य प्रमाणक अधिनियम , 1952 (1952 का 53 ) की धारा -10 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल श्री उदय नारायण सिन्हा , नोटरी का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के 
रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5148/ जे 0, दिनांक 04.05.81 द्वारा की गयी थी , लेख्य प्रमाणक अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 53 ) की धारा -4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश 
देते है । 

( सं 0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-133/ 80/ 1398/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


27 फरवरी 2013 
एस0 ओ0 161 , एस 0 ओ0 160 , दिनांक 13 मार्च 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-133 / 80 / 1398 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 27th February 2013 
S.O. 160 , dated 13th March 2013 — In exercise of the powers conferred under Section - 10 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Uday Narayan 
Sinha Notary Public , Aurangabad whose appointment had been made as notary under Law Department s 
Notification memo no.5048/J, dated -04.05.81 from the register maintained for Notaries under Section -4 of 
the Notaries Act, 1952 . 

( File No. - A/ A.B- 133 /80/1398/ J) 
By Order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA. Secretary. 


27 फरवरी 2013 
एस 0 ओ 0 162 , दिनांक 13 मार्च 2013 — लेख्य प्रमाणक अधिनियम , 1952 (1952 का 53 ) की धारा-10 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्री राम कुमार प्रसाद, नोटरी का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप 
में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 1950 / जे0, दिनांक 05.04.86 द्वारा की गयी थी , लेख्य प्रमाणक अधिनियम , 1952 
( 1952 का 53 ) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है । 

( सं0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-27 / 85 / 1399 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


3 


27 फरवरी 2013 
एस0 ओ0 163 , एस0 ओ0 162 , दिनांक 13 मार्च 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) 
के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत 

पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-27/ 85 / 1399 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 27th February 2013 
S.O. 162 , dated 13th March 2013 — In exercise of the powers conferred under Section -10 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ram Kumar 
Prasad Notary Public , Aurangabad whose appointment had been made as notary under Law Department s 

Notification memo no.1950/Jdated 05.04.86 fromthe register maintained for Notaries under Section- 4 of the 
Notaries Act, 1952. 

( File No. - A/ A.B-27/ 85 / 1399 / J ) 
By Order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary . 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

30 जनवरी 2013 
सं ० 2 स्था०-01/13-124/ वि ० स ० — बिहार सेवा संहिता के नियम -73 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए - 7 - महा ० 
-01/2005-1500 वि ०( 2 ) , दिनांक 24.03.2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण 
में श्री सुखीलाल सुधांशु , अधीक्षक ( टंकण ) को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 31.01.2013 के अप ० से 
सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


30 जनवरी 2013 
सं ० 2 स्था०-8/05-133 / वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत वित्त 
विभाग के संकल्प संख्या -3 / एम -2-5-1/99 , खण्ड-1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार , बिहार के कार्यालय के 
ज्ञापांक - जी ० ई०-12 - बी.एल.ए.- XVIII - 3-1139 , दिनांक 02.01.2013 के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह , सेवानिवृत्त उप - सचिव , 
बिहार विधान - सभा , पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2012 तक उनके कोष में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों का 
अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद 
राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


30 जनवरी 2013 
सं ० 2 स्था०-31/ 09-127/ वि ० स ० — बिहार सेवा संहिता के नियम -73 एवं वित्त विभाग के संकल्प सं०-3ए - 7 - महा० 
01/ 2005-1500 वि ० ( 2 ) , दिनांक 24.03.2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में 
श्री मोहन झा , अवर सचिव , बिहार विधान - सभा सचिवालय को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप दिनांक 31.01.2013 के 
अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


18 जुलाई 2012 
सं० 2 स्था०-36 /07-1075/ वि ० स ० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - दा ० को०-22/ वि ० स ० से ० 
17/ 95-343 ( 22 ) , दिनांक 21.05.12 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत श्री अवधेश तिवारी , अवर 
सचिव , बिहार विधान - सभा, पटना को दिनांक 12.12.2011 से दिनांक 30.12.2011 तक कुल 19 ( उन्नीस ) दिनों का उपार्जित अवकाश 
की स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -159 के तहत दिनांक 31.12.2011 एवं दिनांक 01.01.2012 को सार्वजनिक अवकाश 
उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


29 जून 2012 
सं ० 2 स्था०-66 /11-951/ वि ० स० — श्री लाला सच्चिदानन्द सिन्हा, प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा सचिवालय को महालेखाकार , 
बिहार , पटना के पत्रांक - जी ० ई०-12- BLA- XVIII -17-2165 , दिनांक 14.03.2012 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-230 
एवं 248( क ) के तहत दिनांक 9.01.2012 से 25.01.2012 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के 
नियम -159 के तहत दिनांक 26.01.2012 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


3 अक्तूबर 2012 
सं० 2 स्था०-165/11-1450/ वि ० स० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - दा ० को ०22/ वि ० स ० से ०02 / 
11-339 ( 22 ) , दिनांक 21.05.2012 एवं पत्रांक - पी ० सी ० सी ० 22/ बि ० वि ० स०-02/ 11-461 ( 22 ) , दिनांक 12.06.2012 तथा बिहार सेवा 
संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत श्री अनिल कुमार जायसवाल , अवर सचिव , बिहार विधान - सभा , पटना को क्रमशः 
दिनांक 03.11.2011 से दिनांक 11.11.2011 तक , दिनांक 28.11.2011 से दिनांक 02.12.2011 तक एवं दिनांक 20.04.2012 से 
दिनांक 27.04.2012 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -159 के तहत दिनांक 12.11.2011, दिनांक 
13.11.2011 , दिनांक 3.12.2011 , दिनांक 4.12.2011 , दिनांक 28.04.2012 , दिनांक 29.04.2012 , दिनांक 30.04.2012 एवं दिनांक 01 . 
05.2012 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अघ्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


25 जून 2012 
सं ० 2 स्था०-204/10-916/वि ० स ० — बिहार सेवा संहिता के नियम -73 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए - 7 - महा० 
01/ 2005-1500 वि ०( 2 ) , दिनांक 24.03.2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में 
श्री ताराचन्द रजक , उप - सचिव , बिहार विधान - सभा सचिवालय को 60 वर्ष की आयु पुरी होने के फलस्वरूप दिनांक 30.06.2012 के 
अप ० से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


5 


18 अक्तूबर 2012 
सं ० 2 स्था०-210 / 09-1554/ वि ० स ० — श्री राम शंकर प्रसाद सिन्हा , अवर सचिव ( नि ० स ० सं ० ) , बिहार विधान - सभा का 60 
वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए -7 - महा०-01/2005-1500 वि ० (2 ) , दिनांक 24.03.2005 
तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में दिनांक 31.10.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त 
किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


7 जनवरी 2013 
सं ० 2 स्था०-4/10-16/ वि ० स०- श्री विपिन कुमार सिन्हा, प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा को महालेखाकार, बिहार , पटना के 
पत्रांक - जी ० ई०-12- BLA- XVIII - 23-576, दिनांक 01.08.2012 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम -230 एवं 248 ( क ) 
के तहत दिनांक 16.04.2012 से 27.04.2012 एवं दिनांक 17.05.2012 से 01.06.2012 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 
साथ ही उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 28.04.2012 से 01.05.2012 एवं दिनांक 02.06.2012 से 03.06.2012 तक 
सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


19 अक्तूबर 2012 
सं ० 2 स्था०-8 /05-1561/ वि ० स ० — बिहार सेवा संहिता के नियम -73 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए - 7 - महा० 
01/ 2005-1500 वि ० ( 2 ) , दिनांक 24.03.2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह , उप - सचिव , बिहार विधान - सभा सचिवालय को 60 वर्ष की आयु पुरी होने के फलस्वरूप दिनांक 31.10.2012 
के अप० से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


27 दिसम्बर 2012 
सं ० 2 स्था०-14/2009-1892/वि ० स ० — सभा सचिवालय के अवर सचिव, श्री प्रमोद कुमार सिंह को वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) 
विभाग , बिहार सरकार के पत्र संख्या - वै० दा ० नि ० को०-022/ बि ० वि ० स०-06 /11-996 ( 22 ) , दिनांक 31.10.2012 एवं बिहार सेवा संहिता 
के नियम -234 के अनुसरण में दिनांक 24.07.2012 से 07.09.2012 तक रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति एवं उक्त संहिता के 
नियम -159 के तहत् दिनांक 08.09.2012 से 09.09.2012 तक सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

नरेन्द्र कुमार सिंह , अवर सचिव । 


27 फरवरी 2013 
सं 02 स्था०-34/ 13-302 / वि ० स० -श्री लाला कमल किशोर सिन्हा , अवर सचिव ( निजी सहायक संवर्ग) , बिहार विधान - सभा 
सचिवालय को महालेखाकार , बिहार, पटना के पत्रांक - जी ० ई० 12 - BLA - XVI - 11-1183 , दिनांक 09.01.2013 के आलोक में बिहार 
सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 27.07.2012 से 31.08.2012 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता 

। उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 01.09.2012 से 02.09.2012 तक के सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति 
दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


. 


6 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


13 सितम्बर 2012 
सं ० 2 स्था०-50 /09-1381/ वि ० स ० — बिहार सेवा संहिता के नियम -73 एवं वित्त विभाग के संकल्प सं०-3ए - 7 - महा० 
01 / 2005-1500 वि ० ( 2 ) , दिनांक 24.03.2005 तथा , सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में 
श्री विजय कुमार सिंह , प्रशाखा पदाधिकारी , बिहार विधान - सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप इन्हें दिनांक 30. 
09.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


14 नवम्बर 2012 


सं ० 2 स्था०-66/11-1687/ वि ० स ० - श्री लाला सच्चिदानन्द सिन्हा, प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा का 60 वर्ष की आयु 
पूरी होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प सं०-3ए -7- महा०-01 /2005-1500 वि ०(2 ), दिनांक 24.03.2005 तथा , 
सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में दिनांक 30.11.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया 
जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


6 दिसम्बर 2012 
सं ० 2 स्था०-66/ 11-1782/ वि ० स०- श्री लाला सच्चिदानन्द सिन्हा , प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा सचिवालय को 
महालेखाकार , बिहार, पटना के पत्रांक- G.E.- 12 - BLA- XVIII- 17-564 , दिनांक 30.07.2012 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के 
नियम -230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 15.11.2011 से 17.11.2011 तक एवं दिनांक 24.11.2011 से 25.11.2011 तक उपार्जित 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 26.11.2011 से 27.11.2011 तक के 
सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

नरेन्द्र कुमार सिंह , अवर सचिव । 


, 


3 अक्तूबर 2012 
सं ० 2 स्था०-76 / 2009-1452 / वि ० स ० — वित्त ( वै ० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक दा ० को०-22 / वैद० 
-02/10-342 ( 22 ) , पटना , दिनांक 21.05.2012 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत श्री राज कुमार 
रजक , उप - सचिव , बिहार विधान - सभा , पटना को दिनांक 21.11.2011 से दिनांक 15.12.2011 तक कुल 25 ( पच्चीस ) दिनों का 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


19 दिसम्बर 2012 
सं ० 2स्था०-157/09-1848./वि ० स० — श्री आजाद कुमार, प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा सचिवालय को महालेखाकार, बिहार , 
पटना के पत्रांक - 12- BLA- XVIII - 19-578 , दिनांक 01.08.2012 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248 ( क ) के 
तहत् दिनांक 04.06.2012 से 29.06.2012 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । उक्त संहिता के नियम -159 के तहत् 
दिनांक 30.06.2012 एवं 01.07.2012 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


7 


31 अक्तूबर 2012 
सं० 2 स्था०-204/10-1587/वि ० स० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को ०22/ वैदा० 
-04/ 10-532 ( 22 ) , दिनांक 29.06.2012 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -234 के अनुसरण में श्री ताराचन्द रजक , अवर सचिव 
सम्प्रति सेवानिवृत्त उप - सचिव , बिहार विधान - सभा, पटना को सेवाकाल में उपभोग की गई दिनांक 22.11.2010 से दिनांक 29.11.2010 
तक रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


31 अक्तूबर 2012 
सं ० 2 स्था०-204 /10-1589/ वि ० स ० — वित्त ( वै ० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै ० दा ० नि ० को ० 22 / वै० दा० 
04/ 10-532( 22 ) , दिनांक 29.06.2012 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत् श्री ताराचन्द रजक , अवर 
सचिव सम्प्रति सेवानिवृत्त उप - सचिव , बिहार विधान - सभा, पटना को सेवा अवधि में उपभोग की गई दिनांक 28.11.2011 से 
दिनांक 02.12.2011 तक कुल 5 ( पाँच ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -159 के तहत् 
दिनांक 03.12.2011 एवं दिनांक 04.12.2011 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


19 दिसम्बर 2012 
सं ० 2 स्था०-204/ 2010-1845/ वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना सं0-630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत वित्त 
विभाग के संकल्प संख्या-3/ एम०-2-5-1/ 99 , खण्ड -1829 वि ०( 2 ), दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार 
सरकार के पत्र सं ० - वै० दा ० नि ० को ० 022 / वै ० दा०-04/10-1080 ( 22 ) , दिनांक 26.11.2012 के आलोक में श्री ताराचन्द रजक , 
सेवानिवृत्त उप सचिव , बिहार विधान - सभा को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2012 तक उनके कोष में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) 
दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य 
नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


16 जुलाई 2012 
सं ० 2 स्था०-308/ 2000-1044/ वि ० स० – श्री फूल झा , उप - सचिव , बिहार विधान - सभा को महालेखाकार कार्यालय का 
प्रतिवेदन संख्या- G.E.-12- BLA- XVIII - 01-248 , दिनांक 04.06.2012 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( ए ) 
के तहत दिनांक 09.04.2012 से दिनांक 13.04.2012 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के साथ, बिहार सेवा संहिता के नियम 
159 के तहत दिनांक 14.04.2012 एवं दिनांक 15.04.2012 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


27 दिसम्बर 2012 
सं ० 2 स्था ० ( खंड ) -165 /2011-1897./ वि ० स० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को ० 
-022 / वि ० स०-02-11-1051 ( 22 ) , पटना , दिनांक 14.11.2012 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत् 
श्री अनिल कुमार जायसवाल , अवर सचिव , बिहार विधान - सभा , पटना को दिनांक 10.09.2012 से 14.09.2012 तक उपार्जित अवकाश 
की स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -159 के तहत् दिनांक 15.09.2012 एवं 16.09.2012 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग 
की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


. 


8 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


23 जनवरी 2013 
सं० 2 स्था ० ( खण्ड -1 ) -92 / 2009-90/ वि ० स० — वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3 ए - 7 - महा०-01/ 2005-1500 वि ० ( 2 ) , 
दिनांक 24.03.2005 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में बिहार सेवा संहिता के 
नियम -73 के तहत श्री लक्ष्मीकान्त झा , उप - सचिव , बिहार विधान - सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप दिनांक 
31.01.2013 के अप ० से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


25 जुलाई 2012 
सं ० जि ० प० एवं पं ० रा ० स०-01/12-830/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा 
सचिवालय की अधिसूचना संख्या - जि ० प० एवं पं ० रा० स०-01/12-325, दिनांक 04.04.2012 के क्रम में माननीय अध्यक्ष , बिहार 
विधान - सभा ने कुमारी मंजू वर्मा, स० वि ० स० , क्षेत्र संख्या-141 , चेरिया बरियारपुर को जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति के बदले 
वर्ष 2012-13 के लिए गठित निवेदन समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है । 

अधिसूचना निर्गत की तिथि से माननीय सदस्या, कुमारी मंजू वर्मा ( क्षेत्र संख्या -141 ) , स० वि ० स ० , जिला परिषद् एवं पंचायती 
राज समिति के सदस्य नहीं रहेंगी । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


24 सितम्बर 2012 
सं ० प ० उ ० सं० स०-15/ 2010-1518/ वि ० स० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा 
सचिवालय की अधिसूचना संख्या -403 , दिनांक 04.04.2012 के क्रम में माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा ने श्री मोहम्मद तौसीफ 
आलम , स ०वि ० स ०, क्षेत्र संख्या -52 , बहादुरगंज को पर्यटन उद्योग संबंधी समिति के बदले वर्ष 2012-2013 के लिए गठित याचिका 
समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है । 

अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से माननीय सदस्य , श्री मोहम्मद तौसीफ आलम , स ०वि ० स ०, पर्यटन उद्योग संबंधी समिति के 
सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


27 जुलाई 2012 
सं ० 1 स्था०-108 /09-1138/ वि ० स ० – श्रीमती सुजाता मिश्रा , प्रशाखा पदाधिकारी ( पुस्तकालय शाखा ) बिहार विधान - सभा 
सचिवालय जो वेतन बैण्ड P.B.- 3-15600-39,100/ - रूपये में प्रतिमाह 27,430/ - रूपये वेतन पाती हैं , को बिहार सेवा संहिता के 
नियम -85 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2012 से ( मूल वेतन का 3 % ) अर्थात् 830/ - रूपये की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए 
उक्त तिथि से 28,260/ - रूपये वेतन भुगतान की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

नरेन्द्र कुमार सिंह , अवर सचिव । 


, 


6 जून 2012 
सं ० 1 स्था०-108/09-830/ वि ० स ० – श्रीमती सुजाता मिश्रा, प्रशाखा पदाधिकारी ( पुस्तकालय शाखा) , बिहार विधान - सभा 
सचिवालय , जो वेतन बैण्ड PB- 3-15,600-39,100/ - रू ० में प्रतिमाह 26,630/ - रू ० वेतन पाती हैं , को बिहार सेवा संहिता के 
नियम -85 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2011 से ( मूल वेतन का 3% ) अर्थात 800/- रू ० की वार्षिक वेतनवद्धि स्वीकृत करते हुए उक्त 
तिथि से 27,430/ - रू ० वेतन भुगतान की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


9 


27 जुलाई 2012 
सं ० 1 स्था०-106 /09-1136/ वि ० स ० — सभा सचिवालय के टंकक संवर्ग के अधीक्षक श्री सुखीलाल सुधांशु जो वेतन बैण्ड 
P.B.- 2-9300-34,800/ - रूपये में 28,700/ - रूपये वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा संहिता के नियम-85 के अन्तर्गत दिनांक 01.07. 
2012 से 3 % की दर से 870 / - रूपये वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में स्वीकृत करते हुए 29,570 / - रूपये वेतन प्रतिमाह पाने की 
अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

नरेन्द्र कुमार सिंह , अवर सचिव । 


26 दिसम्बर 2012 
सं ० 1 स्था०-96/12-1887/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान - सभा 
सचिवालय में कलेण्डर वर्ष 2013 से सप्ताह में छः दिन ( सोमवार से शनिवार ) कार्य दिवस प्रणाली लागू किया जाता है । 

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , उप - सचिव । 


3 अक्तूबर 2012 
सं० 1 स्था०-83/12-1449/ वि ० स ० — मंत्रिमंडल ( संसदीय कार्य ) सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-927 , दिनांक 23. 
09.2006 द्वारा बिहार के मंत्री ( वेतन एवं भत्ते ) नियमावली , 2006 की अनुसूची -1 एवं अधिसूचना सं०-928 , दिनांक 23.09.2006 द्वारा 
अधिसूचित बिहार विधान मंडल के पदाधिकारियों के ( वेतन एवं भत्ते ) नियमावली , 2006 की कंडिका -3 ( ख ) में निहित प्रावधानों के 
अधीन उपाध्यक्ष, बिहार विधान- सभा के आप्त सचिव के दो पदों में से एक पद पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ( बाह्य व्यक्ति ) सेवानिवृत्त 
विशेष सचिव , झारखण्ड विधान - सभा, राँची को वेतन बैण्ड पी ० बी०-2-9300-34,800/ - रूपये, पे बैण्ड का प्रारम्भिक प्रक्रम-13350/ 
रूपये, ग्रेड वेतन -4800 / - रूपये में प्रतिमाह 18150/ - रूपये नियत वेतन पर समय - समय पर अनुमान्य महंगाई भत्ता , मकान किराया 
भत्ता , चिकित्सा भत्ता पर दिनांक 04.09.2012 के पूर्वा० से वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय के कार्यकाल या उनके प्रसाद पर्यन्त जो भी पहले 
हो , तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । पाँच सौ रूपये प्रतिमाह मोबाईल रिचार्ज कूपन के लिए नकद भुगतान की सुविधा 
देय होगी । 
श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह की अधिक उम्र बिहार सेवा संहिता के नियम-54 के अधीन क्षम्य की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


3 अगस्त 2012 


सं ० 1 स्था०-72 /12-1163 / वि ० स ० – श्री नसीम अख्तर , प्रशाखा पदाधिकारी ( उर्दू शाखा) , बिहार विधान - सभा सचिवालय , 
जो वेतन बैंड - पी ० बी०-3- Rs .- 15600-39100/ - रूपये में प्रतिमाह -25350 / - रूपये वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा संहिता के 
नियम -85 के तहत दिनांक 01.07.2012 से 760/ - रू ० ( 3 प्रतिशत की दर से ) वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तथा उक्त 
तिथि से 26110/ - रूपये वर्द्धित वेतन पाने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

नरेन्द्र कुमार सिंह , अवर सचिव । 


16 फरवरी 2013 
सं ०1 स्था०-253 /11-225/वि ० स० — सभा सचिवालय के कार्यहित में श्री कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा , सेवानिवृत्त मार्शल , बिहार 
विधान - सभा को सभा सचिवालय में मार्शल के रिक्त स्थाई पद के विरूद्ध अधिसूचना संख्या -425 , दिनांक 15.03.2012 के क्रम में पूर्व 
निर्धारित शर्तों के अधीन दिनांक 21.02.2013 से 20.02.2014 तक के लिए संविदा के आधार पर सेवा विस्तारित की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

नरेन्द्र कुमार सिंह , अवर सचिव । 


10 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


9 फरवरी 2013 
सं० 1 स्था०-210/09-192ए वि ० स ० — सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या -630 , दिनांक 16.05.05 द्वारा प्रवृत्त वित्त 
विभाग के संकल्प संख्या -3 / एम02-5-1/ 199 , खण्ड 1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 7/4/05 तथा महालेखाकार, बिहार से प्राप्त 
पत्रांक - जी ० ई० :12- BLA- XVI-14-1133 , दिनांक 28.12.12 के अलोक में श्री राम शंकर प्रसाद सिन्हा, सेवा निवृत्त अवर सचिव , 
बिहार विधान - सभा सचिवालय , पटना को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2012 तक उनके कोष में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों 
का अव्यवह्त उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन एवं उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य व मँहगाई भत्ता के समतुल्य 
नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


8 अगस्त 2012 
सं ० 1 स्था०-105/ 09-1201 / वि ० स ० — सभा सचिवालय के श्री घनश्याम प्रसाद सिंह , अधीक्षक ( प्रेषण शाखा ) जो वेतन 
बैण्ड PB- 2-9300-34800/ - रू 0 में प्रतिमाह 23650 / - रू ० वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा संहिता के नियम -85 के अंतर्गत दिनांक 
01.07.2011 से मूल वेतन का 3 प्रतिशत अंके 730/ - रू ० वार्षिक वेतनवृद्धि के रूप में स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से उन्हें 
25090/ - रू ० वेतन प्रतिमाह पाने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 + 100- डी ० टी ० पी । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


11 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


अनु० जाति एवं अनु ० जनजाति कल्याण विभाग 


2 . 


आदेश 

17 अगस्त 2012 
सं ० 2 / अनुकम्पा -100-03 / 11-1761 - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं ० 2822, दिनांक 27.04 . 
1995 तथा कल्याण विभाग के पत्रांक -5974, दिनांक 08.11.1995 के आलोक में जिला अनुकम्पा समिति पूर्णियां से प्राप्त अनुशंसा 
के आधार पर श्री कृष्ण कुमार भार्गव, पिता स्व ० वीरेन्द्र कुमार मंडल , सहायक शिक्षक को अनुकम्पा के आधार पर उपनिदेशक, 
कल्याण, पूर्णियां के अन्तर्गत जिला कल्याण कार्यालय, पूर्णियां में रिक्त लिपिक के पद पर वेतनमान पे बैंड 5200-20200 
( ग्रेड - पे -1900 ) में समय - समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य देय भत्ते के साथ निम्नांकित शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त 
किया जाता है । 

1. इनके ऊपर आश्रित इनकी विधवा मां एवं नावालिग सभी भईयों के भरण - पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा । 

श्री कृष्ण कुमार भर्गव की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 01.09.2005 से प्रभावी "बिहार सरकारी कर्मचारी 

अंशदायी पेंशन योजना 2005 लागू होगी । 
3. नियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से 21 दिनों के अन्दर वे उपनिदेशक , कल्याण, पूणियां प्रमंडल के अर्न्तगत 

जिला कल्याण कार्यालय, पूणियां के कार्यालय में योगदान करेंगे । 
4. इनके शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन संबंधित संस्थान से कराकर ही वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी । 
5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य 

प्रमाण - पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्रों की किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित, प्रति समर्पित 

करना अनिवार्य होगा । 
6. योगदान के साथ दिये गये सभी प्रमाण - पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा इस 

आशय का शपथ - पत्र देना होगा कि उनके द्वारा दिये गये सभी प्रमाण - पत्र सत्य है तथा जांचोपरान्त गलत 
पाये जाने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । साथ ही उनके द्वारा सरकारी कोष से प्राप्त राशि की 

वसूली की जायेगी एवं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी । 
7. योगदान के समय इस आशय का घोषणा - पत्र समर्पित करना होगा कि अपने शादी ब्याह में किसी प्रकार के 

तिलक दहेज का लेन देन नहीं करेंगे । 
( क ) योगदान की तिथि से वेतन देय होगा । 

( ख) योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा । 
8. विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा नियुक्ति में संदिग्धता पाये जाने पर उपनिदेशक, 

कल्याण, पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियां अविलम्ब विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त करेंगे । 
9. विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि तीन माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा । 
10. नियुक्ति के पश्चात् 8 माह के अन्दर हिन्दी एवं अंग्रेजी में Computer Typing का प्रशिक्षण प्राप्त करना 
अनिवार्य होगा । 

आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , निदेशक । 


12 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग,मुजफ्फरपुर । 


कार्यालय - आदेश 

22 फरवरी 2013 
सं ० स्था0–3, बी -13 / 12-383 — सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 रामनरेश सिंह भूतपूर्व नलकूप 
चालक नलकूप प्रमण्डल बेगुसराय के आश्रित पुत्र श्री चन्दन कुमार शाही को नलकूप प्रमंडल छपरा के अन्तर्गत 
निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे ० पे0 1900 रूपये तथा सरकार 
द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता 
है , जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । इस कार्यालय का आदेश संख्या 327 दिनांक 12.02.2013 को 
रद्द करते हुए पुनः यह आदेश निर्गत किया जाता है । क्योंकि कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल खगडिया के 
पत्रांक 98 दिनांक 22.02.2013 द्वारा रिक्ति नहीं रहने की सूचना प्राप्त हुई है । 

2. श्री चन्दन कुमार शाही पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर 
योगदान देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 
स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति 
नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 रामनरेश सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों 
का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल छपरा के 
समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान 
स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण -पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री चन्दन कुमार शाही को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री चन्दन कुमार शाही की सेवा 
पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा - पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10 योगदान करने हेतु श्री चन्दन कुमार शाही को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


। 


8 . 


लागू होगें । 


आदेश से , 

एन ० पासवान , 
मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


21 फरवरी 2013 
सं ० स्था0-3, बी -17 / 12-371 – सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार , पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में श्री चन्द्रकांत झा लापता नलकूप चालक 
नलकूप प्रमण्डल मधेपुरा के आश्रित पुत्र श्री मनोरंजन कुमार झा को नलकूप प्रमंडल पूर्णिया के अन्तर्गत निम्न वर्गीय 
लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे ० पे0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , 
जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


13 


2. श्री मनोरंजन कुमार झा पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर 
योगदान देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 
स्वस्थता प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति 
नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा श्री चन्द्रकांत झा के परिवार के आश्रित सदस्यों 
का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल पूर्णिया 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान 
स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र , लापता संबंधी प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) के 
अनुसार लपाता सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 एवं 
पत्रांक 7146 दिनांक 31/10/2008 के कंडिका 2( 3) में निहित निदेशों के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के 
विरूद्ध यदि लापता सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो 
नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री मनोरंजन कुमार झा 
को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना 
होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री मनोरंजन कुमार झा की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्रांक 7146 दिनांक 31/10/2008 के कंडिका 2(3) में वर्णित 
लापाता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उनके आश्रित की सेवा स्वतः 
समाप्त समझी जायेगी । 

7. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा / नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी 

8. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

9. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

10. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

11. योगदान करने हेतु श्री मनोरंजन कुमार झा को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
12. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


लागू होगें । 


आदेश से , 


एन ० पासवान , 
मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

26 जून 2012 
सं ०1 स्था०-59/ 10-927 / वि ० स ० — बिहार विधान - सभा सचिवालय के आदेशवाहक जमादार के एक ( 1 ) रिक्त पद पर 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु चयन समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता है : 
श्री राज कुमार रजक , उप - सचिव 

सभापति 
2 . श्री प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव 

सदस्य 
3 . श्री मो ० नियाज अहमद , अवर सचिव 

सदस्य 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , उप - सचिव । 


1 . 


14 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


29 अगस्त 2012 


सं ० 1 स्था०-166/10-1313/वि ० स० — वित्त विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक -3 ए -2 - वे० पु०-13/ 2009-6806 , दिनांक 26. 
06.12 , जो माननीय मंत्रियों । राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों ( समूह - घ ) को 
पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन की स्वीकृति से सम्बन्धित है, को बिहार विधान - सभा सचिवालय में लागू किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

नरेन्द्र कुमार सिंह , अवर सचिव । 


: 


/ 


2 . 


16 अगस्त 2012 
सं ० 1 स्था०-75/12-1226 / वि ० स० — बिहार विधान - सभा सचिवालय ( भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 1964 के अधीन 
अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा, बिहार विधान - सभा सचिवालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों । कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति 
संबंधी मार्गदर्शिका , 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं 

बिहार विधान - सभा सचिवालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी ( संशोधन ) 
मार्गदर्शिका , 2012 

1 . सक्षिप्त नाम एवं परिभाषा :- ( 1 ) यह आदेश ‘बिहार विधान - सभा सचिवालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों 
को संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी ( संशोधन ) मार्गदर्शिका, 2012 कहा जा सकेगा । 

( 2 ) यह 1 ली फरवरी , 2012 से प्रभावी होगा । 

उक्त मार्गदर्शिका , 2011 की कंडिका 9 ( क ) ( V ) में संशोधन : - कंडिका 9 ( क ) ( V ) को निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जायेगा : 

पुनर्नियोजित पदाधिकारी/ कर्मचारी का मासिक मानदेय- पुनर्नियोजित पदाधिकारी/ कर्मचारी को उनकी 
सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + महंगाई भत्ता की राशि में से पेंशन + महंगाई भत्ता की राशि 

घटाने के बाद जो राशि शेष होगी वही राशि पुनर्नियोजित पदाधिकारी/ कर्मचारी का मासिक मानदेय होगा । " 
3 . उक्त मार्गदर्शिका की कंडिका 9 ( ख ) (IV ) में संशोधन : - कंडिका 9 ( ख ) (IV ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 
किया जायेगा : 

नियोजित पदाधिकारी / कर्मचारी का मासिक मानदेय- नियोजित पदाधिकारी/ कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति 
के समय प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + महंगाई भत्ता की राशि में से पेंशन + महंगाई भत्ता की राशि घटाने के 
बाद जो राशि शेष होगी वही राशि नियोजित पदाधिकारी / कर्मचारी का मासिक मानदेय होगा । " 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


5 अक्तूबर 2012 
सं ० 1 स्था०-137 / 06-1487/ वि ० स० -सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सरकारी सेवाओं 
में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को परिणामी वरीयता सहित आरक्षण का लाभ अगले आदेश तक 
जारी रखने संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक -11 / आ ० न्याय -03/ 2012 /11635 , दिनांक 21.8.12 ( प्रति 
संलग्न ) को सभा सचिवालय में 

लागू किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


31 अक्तूबर 2012 
सं ० 1 स्था०-245/11-1584/ वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सामान्य प्रशासन 
विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या -511 , दिनांक 22.02.2011 , जो राज्य के सरकारी सेवाओं/ पदों के वर्गीकरण से संबंधित है , को 
बिहार विधान - सभा सचिवालय में लागू किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 13 मार्च 2013 


15 


: 


9 नवम्बर 2012 
सं ० ब० स०-01 / 2012-1651/ वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष , 
बिहार विधान - सभा ने बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के तहत निम्न प्रकार बजट समिति 
गठित किया है 
( क ) श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह , उपाध्यक्ष , बिहार विधान - सभा 

सभापति , 
( ख ) श्री ललित कुमार यादव , सभापति , लोक लेखा समिति 

सदस्य , 
( ग ) डा ० इजहार अहमद , सभापति , प्राक्कलन समिति 

सदस्य । 
समिति के सभापति , उपाध्यक्ष, बिहार विधान - सभा एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अधिसूचना 
निर्गत की तिथि से एक वर्ष का होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


ज्ञापांक -2 स्था०-68 / 12-964 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


सेवा में , 


विषयः 


महालेखाकार , बिहार , 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

दिनांक 02 जुलाई 2012 
श्री राम विशुन सिंह , सेवानिवृत्त अधीक्षक जो वेतन बैण्ड - पी ० बी०-2-9300-34,800/ - रूपये में प्रतिमाह 28,240/ 
रूपये वेतन पाते थे, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.12 के अपराहन् में हो जाने के फलस्वरूप सभा सचिवालय के 
अधिसूचना संख्या -630, दिनांक 16.05.05 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3/ एम०-2-5-1/99 खंड-1829 
वि ० ( 2 ) दिनांक 07.04.05 के अनुसरण में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.03.12 तक संग्रहित कुल 300 ( तीन सौ ) 
दिनों की अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि एवं उक्त तिथि को प्रचलित दर पर अनुमान्य जीवन यापन 
भत्ता के समतुल्य राशि कुल अंके 4,65,960 /- ( चार लाख पैसठ हजार नौ सौ साठ ) रूपये मात्र के भुगतान की 
स्वीकृति के संबंध में । 
स्वीकृत । 
यह प्रभार " 2071 -पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ , 01 - असैनिक , 115 - अवकाश नगदीकरण हितलाभ , 
0002 - अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय है । इसकी माँग संख्या -15 तथा 
विपत्र कोड N - 2071011150002 है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


आदेश : 


2 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


